REGISTEL ** so I 171432 


CRI 


Day 


RHIT 


- 


PROPERAT 


A 


PM 


७ . 


HE 


N 


म 


२४ 


का 


PRPAL 


. 


Che Gazte of Budia 


- 


RAL 


SH 


शा 


T 


. . 


WAR 


साधारमा 
EXTR. . . NARY 


भाग - खण्ड 1 
PART - - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


मं0 41 ] 
No. 41 ] 


नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 23, 1987/ फालान 4, 1908 
NEW DELHI , MONDAY, FEBRUARY 23 , 1987/ PHALGUNA 4, 1908 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रला जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as 

a separate compilazion 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
- 


- 


- 


- 
- --- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


- 


- - 


जल- भूतल परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 


नई दिल्ली , 23 फरवरी , 1987 


संकल्प 
सं . आर . टी . 16011 / 1 / 86/ टी . : - - सभी राज्यों 
संघशासित क्षेत्रों के परिवहन मंत्रियों की 16- 4- 86 को हुई 
विशेष बैठक में की गई सर्वसम्मत सिफारिश के अनुसरण मे , 
यह निर्णय किया गया है कि देश में सुरक्षा उपायों और कार्यक्रम " 
के क्रियान्वयन के बारे में सलाह देने और उस पर नजर 
रखने के लिए जल-भूतल परिवहन राज्य मत्री की अध्यक्षता 
में एक राष्ट्रीय सडक सुरक्षा परिषद् का गठन किया जाए । 

2. परिषद् का स्वरूप निम्न प्रकार होगा : - - 
( 1 ) जल -भूतल परिवहन मंत्रालय मे राज्य मत्री ( स्वतंत्र 
प्रभार) , भारत सरकार 

-~ -अध्यक्ष 
1654 GI/ 86 


राज्यों /संघशासित प्रदेशो मे सडक परिवहन के 
प्रभारी मंत्रियो की अर्द्ध संख्या जिनके स्थान पर 
प्रत्येक वर्ष रोटेशन अाधार पर अन्य अर्द्ध संख्या 
1 ( प्रथम वर्ष के सदस्य होंगे - - प्राध्र प्रदेश, बिहार , 
हरियाणा, जम्मू और कश्मीर , केरल , महाराष्ट्र , 
तमिलनाडु , उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार 
द्वीपसमूह , चण्डीगढ प्रशासन , दिल्ली प्रशासन , 
लक्षद्वीप और पाडिचेरी राज्यो मे मडक परिवहन 
के प्रभारी मत्री तथा अगले वर्ष सदस्य होंगे 
असम , गुजरात , हिमाचल प्रदेश , कर्नाटका , मध्य 
प्रदेश , मणिपुर, नागालैंड, पजाब, पश्चिमी बंगाल, 
त्रिपुरा, भिक्किम , मिजोरम , गोवा दमन और द्वीव , 
दादरा और नागर हवेली तथा अरूणाचल प्रदेश 
राज्यों/ संघशासित प्रदेशों के सड़क परिवहन प्रभारी 
मंत्री ) 

- - सदस्य 
( 3 ) गह , मानव -संसाधन विकास , पर्यटन, रेलवे, शहरी 

विकास मत्रालयों , रसायनिक और पैट्रो-रसायनिक 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I... SEC . 10 


विभाग , व्यय एवं औद्योगिक विकास तथा योजना 
प्रायोग के प्रतिनिधि 

. सदस्य 
( 4 ) महानिदेशक ( सड़क विकास ) जल- भूतल परिवहन 
मंत्रालय 

-- - सदस्य 
( 5 ) राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के संगठन के कार्य 
__ पालक निदेशक 

-- - सदस्य 
( 6 ) आटोमोबाइल एसोसिएशन आफ अपर इंडिया , 14 

एफ , कनाट प्लेस, नई दिल्ली के प्रतिनिधि - सदस्य 
( 7 ) आटोमोबाइल एसोसिएशन आफ इस्टर्न इंडिया , 13 

प्रोमाथेश बरूमा सरानी, कलकत्ता- 19 के 
प्रतिनिधि . 

___ - - सदस्य 
प्राटोमोबाइल एसोसिएशन आफ बेस्टर्न इंडिया 
76, बीर नरीमन रोड, चर्च रिक्लेमेशन , बम्बई के 
प्रतिनिधि 

-- -- सदस्य 
( ७ ) माटोमोबाइल एसोसिएशन माफ़ सदर्न इंडिया , 

38-ए , माउंट रोड, मद्रास के प्रतिनिधि - -- सदस्य 
( 10) संयुक्त सचिव ( परिवहन ) अल-भूतल परिवहन 
मंत्रालय 

--- सदस्य 
परिषद् का अध्यक्ष किसी भी व्यवसायिक विशेषज्ञ 
को सदस्य के रूप में अथवा विशेष प्रामंत्रित के 
रूप में परिषद् की बैठक में सहयोजित कर सकता 


5. परिषद् अपने कार्यकरण के लिए अपनाई जाने वाली 
प्रक्रिया और कार्यविधि के बारे में स्वयं निर्णय करेगा । 

बी . आर . चव्हाण, संयुक्त मचिव 
MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Transport Wing) 
New Delhi, the 23rd February, 1987 

RESOLUTION 
No . RT -16011/ 1/ 86 - T . : - -In pursuance 
of the unanimous recommendation of 
the Special Meeting of Transport 
Ministers of all States /UTs held on 16 -4 - 1986 , 
it has been decided to constitute a National Road 
Safety Council under the Chairinanship of 
Minister of State for Surface Transport to advise 
and oversce the implementation of road safety 
measures and programme in the country . 

2 . The composition of the Council shall be 
as follows : 
___ 1. Minister of State (Independent Charge ) 

in the Ministry of Surface Transport , 
Government of India - Chairman 
One half of the Ministers incharge of 
road transport in the States /UTs to be 
replaced by another half by rotation 
every one year (first year members Minis. 
ter incharge of Road Transport in the 
States of Andhra Pradesh , Bihar , Haryana , 
J & K , Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, 
U . P ., A & N Islands, Chandigarh Admn ., 
Delhi Admn., Lakshadweep & Pondi 
cherry, next year members- --Minister 
incharge of Road Transport in the 
States/UTs of Assam , Gujarat, Himachal 
Pradesh, Karnataka , Madhya Pradesh , 
Manipur, Nagaland, Punjab , West Ben 
gal, Tripura, Sikkim, Mizoram, Goa, 
Daman & Diu , Dadra & Nagar Haveli 

and Arunachal Pradesh ) - Mernber 
3 . Representatives of the Ministries of 

Home Affairs, Human Resource Deve 
lopment, Tourism , Railways, Urban De 
velopment, Departments of Chemicals 
& Petro - Chemicals , Expenditure & In 
dustrial Development and Planning 
Commission 

-- Members 
4. Director General ( Roads Development ), 
MOST 

- Member 
5 . Executive Director, Association of State 

Road Transport Undertakings -- Member 


3. परिषद् के विचारणीय विषय और कार्य निम्नलिखित 


होंगे : 


( 1 ) सड़क परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा की नीतियों, प्रथाओं 

मानकों की प्रायोजना और समन्वय संबंधी सभी 
मामलों पर परामर्श देना । 


( 2 ) राज्य सड़क सुरक्षा संगठनों तथा साथ ही सड़क 

परिवहन की प्रभारी अन्य राज्य एजेंसियों द्वारा 
कार्यान्वयन हेतु सड़क सुरक्षा कार्यक्रम तैयार करना 
व उसकी सिफारिश करना । 


( 3 ) सड़क परिवहन क्षेत्रक में सुरक्षा के पहलुओं में 

सुधार लाने के लिए अनुसंधान एवं विकास के 
क्षेत्रों का सुझाव देना जिसमें सड़क दुर्घटनाओं के 
मांकड़ों को रखना और उनका विश्लेषण करना भी 
सम्मिलित है । 


केन्द्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा सेल के माध्यम से 
राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों की एजेंसियों द्वारा किए 
जा रहे सड़क सुरक्षा उपायों पर सामान्य रूप से 
नजर रखना और उसकी मानीटरिंग करना । 


4. परिषद् वर्ष में कम से कम एक बार अपनी बैठक 
मायोजित करेंगी । 


(MTT I- 


1] 


भारत मा राजपत्र : असाधारण 


6 . A representative of Automobile Asso 

ciation of Upper India , 14 - F , Connaught 
Placc, New Delhi 

--Member 
7 . A representative of Automobile Association 

of Eastern India , 13 , Promothesh Barua 
. Sarani, Calcutta - 19 

--Member 
8 . A representative of Western India Auto 

mobile Association , 76 , Veer Nariman 
Road , Church Reclamation , Bombay 

- Member 
9 . A representative of Automobile Associa 

tion of Southern India , 38 - A , Mount 
Road , Madras 

- Member 
10 . Joint Secretary ( Transport ); Ministry of 

Surface Transport - Member - Secretary 
The Chairman of the Council may co -opt 
any other professional experts as members or as 
special invitee to the meeting of the Council. 

3 . The Terms of Reference and functions of 
the Council will be - 

(i) to advise on all matters pertaining to 

planning and coordination of policies, 


practices, standards of safety in the road 

transport sccior ; 
( ii ) to formulate and recommend road safety 

programmes for implementation by State 
Road Safety Organizations as also other 
State agencies in - charge of road trans 

portations; 
(iii) to suggest areas for research and develop 

ment to improve safety aspects in the 
road transport sector, including main 
tenance of statistics of road accidents 
and their analysis ; 


(iv ) to generally oversee and inonitor through 

Central level Road Safety Cell the road 
safety measures undertaken by State /UT 

agencies. 
4 . The Council will hold its meetings at least 
оnсе ауҫаг. 


5 The Council shall decide the procedure 
and methodology to be adopted for its functioning , 

B . R . CHAVAN , Jt. Secy . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- -- - 


- 


- - - 


- 


PRINTED BY THE MANAGEK , QOVT , or INDIA PRESE , RING ROAD , NEW DLA - 110064 

AND PUBLIŞAED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054, 1987 


